रजिस्ट्री सं . डीएल- ( एन ) 04/ 0007/2003--20 


REGISTEREDNo.DL-( N) 04 /0007/ 2003-20 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- सा .- 06072020-220381 

CG- DL- W - 06072020-220381 


साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 27 ] 

नई दिल्ली, शनिवार , जुलाई 4 -जुलाई 10 , 2020 ( आषाढ़ 13, 1942 ) 
No. 27] 

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4 — JULY 10 , 2020 (ASADHA 13, 1942 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 

विषय - सूची 


पृष्ठ सं. 


पृष्ठ सं . 


, 


भाग [ खण्ड-1- ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के 

छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

आदेश और अधिसूचनाएं. 
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा 

भाग II_ खण्ड- 3 - उप खण्ड ( iii ) _ भारत सरकार के मंत्रालयों 
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 

423 

( जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय 
भाग [ खण्ड -2— (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के 

प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 
गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , 

नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य 
पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में 

स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी 
अधिसूचनाएं. 

439 

प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत 
भाग [ —खण्ड-3 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों 

के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित 
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में 

होते हैं ) . 
अधिसूचनाएं . 

7 भाग II खण्ड - 4 — रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक 
भाग [ खण्ड- 4_रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी 

नियम और आदेश. 
अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , 

भाग III- खण्ड - 1 - उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और 
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. ..... 1021 

महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल 
भाग [ खण्ड -1_अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . 

विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध 
भाग II— खण्ड -1 क — अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों 

और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई 
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ , 

अधिसूचनाएं . 
भाग II खण्ड-2 विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों 

भाग III खण्ड - 2_पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और 
के बिल तथा रिपोर्ट . 

डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 
भाग II_ खण्ड-3_उप खण्ड ( i ) _ भारत सरकार के मंत्रालयों 

भाग III खण्ड -3_मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 

अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 

भाग III खण्ड -4 विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों 
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन 
नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और 

और नोटिस शामिल हैं . 
उपविधियां आदि भी शामिल हैं ) 

भाग IV_ गैर - सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी निकायों 
भाग II खण्ड- 3_उप खण्ड ( ii ) _ भारत सरकार के मंत्रालयों 

द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 

भाग v_ अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 

को दर्शाने वाला सम्पूरक . 
* आंकड़े प्राप्त नहीं हुए । 
1_131 GI/ 2020 

( 423 ) 


623 


* 


69 


715 


424 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 4 , 2020 (ASADHA 13 , 1942 ) 


[PART 1 - SEC . 1 


CONTENTS 


Page 

No. 
by the Central Authorities ( other than the 
Administration of Union Territories ) ..... 


PART II — SECTION 3 — SUB -SECTION ( iii)—Authoritative 

texts in Hindi ( other than such texts , 
published in Section 3 or Section 4 of the 
Gazette of India ) ofGeneral Statutory Rules 
& Statutory Orders (including Bye - laws of 
a general character) issued by the 
Ministries of the Government of India 
( including the Ministry ofDefence ) and by 
Central Authorities (other than 
Administration of Union Territories ) ......... 


.......... 


Page 

No. 
PART I - SECTION 1 - Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the 
Government of India (other than the 
Ministry of Defence ) and by the Supreme 
Court 

423 
PART 1 - SECTION 2 — Notifications regarding 

Appointments , Promotions, Leave etc. of 
Government Officers issued by the 
Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) and 
by the Supreme Court 

439 
PART I - SECTION 3 — Notifications relating to Resolutions 

and Non -Statutory Orders issued by the 
Ministry of Defence ......... 

7 
PART 1 - SECTION 4 - Notifications regarding 

Appointments, Promotions, Leave etc. of 
GovernmentOfficers issued by the Ministry 
of Defence ... 

1021 
Part II — SECTION 1 - Acts, Ordinances and Regulations 
PART II — SECTION 1A - Authoritative texts in Hindi 

language , of Acts , Ordinances and 

Regulations 
PART II — SECTION 2 — Bills and Reports of the Select 

Committee on Bills 
PART II — SECTION 3 — SUB - SECTION ( i)—General 

Statutory Rules ( including Orders, Bye 
laws, etc. of general character) issued by the 
Ministry of the Government of India ( other 
than the Ministry of Defence ) and by the 
Central Authorities (other than the 

Administration of Union Territories ) 
PART II — SECTION 3 — SUB- SECTION ( ii )—Statutory 

Orders and Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) and 


623 


PART II — SECTION 4Statutory Rules and Orders 

issued by the Ministry of Defence 
PART III — SECTION 1 — Notifications issued by the High 

Courts , the Comptroller and Auditor 
General, Union Public Service Commission , 
the Indian Government Railways and by 
Attached and Subordinate Offices of the 

Government of India 
PART III — SECTION 2 — Notifications and Notices issued 

by the Patent Office, relating to Patents 

and Designs 
Part III — SECTION 3 — Notifications issued by or under 

the authority of Chief Commissioners ...... 
PART III — SECTION 4Miscellaneous Notifications 

including Notifications , Orders , 
Advertisements and Notices issued by 

Statutory Bodies 
PART IV – Advertisements and Notices issued by Private 

Individuals and Private Bodies 


* 


715 


Part V – Supplement showing Statistics of Births and 

Deaths etc. both in English and Hindi 


* Folios not received . 


भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2020 ( आषाढ़ 13 , 1942 ) 


425 


भाग I_ खण्ड 1 


[PART 1 - SECTION 1 ] 
[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों, विनियमों , आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ] 
[Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations, Orders and 

Resolutions issued by the Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court] 


राष्ट्रपति सचिवालय 


- 


नई दिल्ली , दिनांक 15 अगस्त 2019 
सं . 47-प्रेज/ 2020 — महामहिम राष्ट्रपति संस्कृत , फारसी, अरबी, पाली, प्राकृत , शास्त्रीय उड़िया , शास्त्रीय कन्नड, शास्त्रीय तेलुगु 
तथा शास्त्रीय तथा मलयालम भाषाओं के निम्नलिखित विद्वानों को वर्ष 2019 हेतु सहर्ष सम्मान-प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं 

संस्कृत 

श्री श्रीपाद सत्यनारायणमूर्ति 
2 . श्री राजेंद्र नाथ शर्मा 


। 


1 . 


3 . 


प्रो . रामजी ठाकुर 
प्रो . चाँद किरण सलूजा 


4 . 


5 . 


डॉ . श्री 


कृष्ण 

शर्मा 


6 . 


डॉ . वि . रामकृष्ण भट्ट 
श्री जनार्दन हेगड़े 


7 . 


8 . 


डॉ . कला आचार्य 


9 . प्रो . ( डॉ .) हरेकृष्ण शतपथी 
10. पंडित सत्य देव शर्मा 


11. श्री बनवारी लाल गौड़ 


12. डॉ . वि . एस . करुणाकरन 


13. प्रो . युगल किशोर मिश्र 
14. पंडित मनुदेव भट्टाचार्य 
15. स्वर्गीय श्री सुबुद्धि चरण गोस्वामी 
पाली 


|| . 


1 . 


डॉ . उमा शंकर व्यास 


III. 


प्राकृत 

प्रो . कमलचन्द सोगाणी 


IV . 


अरबी 


1 . 


2 . 


प्रो फैजानुल्लाह फारुकी 
मोहम्मद इकबाल हुसैन 
डॉ . मुहम्मद 

समीउल्लाह खान 


3 . 


426 


भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2020 ( आषाढ़ 13, 1942 ) 


[ भाग I– खण्ड 1 


V. 


फारसी 


1 . 


डॉ . इराक रज़ा ज़ैदी 


2 . 


प्रो . चन्द्र शेखर 


3 . 


मोहम्मद सिद्दीक़ नियाज्मन 


VI . 


शास्त्रीय कन्नड 


1 . 


श्री हंप . नागराजय्य 


VII . शास्त्रीय तेलुगु 


1 . 


प्रो . रव्वा श्रीहरि 


VIII . शास्त्रीय मलयालम 


1 . 


डॉ . सी . पी . अचुतन उण्णी 


XI. 


शास्त्रीय उड़िया 


1 . 


पंडित डॉ . अन्तर्यामी मिश्र 


- 


इसके अतिरिक्त महामहिम राष्ट्रपति संस्कृत, फारसी, अरबी तथा पाली, प्राकृत, शास्त्रीय उड़िया, शास्त्रीय कन्नड, शास्त्रीय तेलुगू 
तथा शास्त्रीय मलयालम भाषाओं के निम्नलिखित युवा विद्वानों को वर्ष 2019 हेतु महर्षि बादरायन व्यास सम्मान भी प्रदान करते हैं : 

संस्कृत 


1. 


1 . 


डॉ . अशोक थपलियाल 


2 . 


प्रो . सुजाता त्रिपाठी 


3 . 


डॉ . सञ्जु 

मिश्रा 


4 . 


डॉ . अभिजीत हणमंत जोशी 


5 . 


डॉ . शरच्चन्द्र द्विवेदी 


II . 


पाली 


1 . 


सुश्री अनोमा श्रीराम साखरे 


III . 


प्राकृत 
1 . श्री आशीष कुमार जैन 


IV . 


अरबी 


1 . 


डॉ . फ़ौज़ान अहमद 


V. 


फारसी 


1 . 


ईआर . एम . शाहबाज़ आलम 


VI . 


शास्त्रीय कन्नड 


1 . 


श्री ग्रामा बालसुब्रमण्य हरीश 


2 . 


श्री एस. कार्तिक 


3 . 


डॉ . एम . 


भैरप्प 


भाग I– खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, जुलाई 4, 2020 ( आषाढ़ 13, 1942 ) 


427 


VII. शास्त्रीय तेलुगू 


1. डॉ . अंघकि श्रीनिवास 


2. डॉ . वी . त्रिवेणी 


3. डॉ . डी . के . 


प्रभाकर 


VII. शास्त्रीय मलयालम 


1 . 


डॉ . राजीव आर. आर. 


2 . 


श्री संतोष टोटिंगल 


XI. 


शास्त्रीय उड़िया 


1 . 


डॉ . 


सुव्रत कुमार पृष्टि 


पी . प्रवीण सिद्धार्थ 
विशेष कार्य अधिकारी 


दिनांक 26 जनवरी 2020 


सं . 41-प्रेस/2020 - राष्ट्रपति , गणतंत्र दिवस , 2020 के अवसर पर, उप कमांडेंट अभिषेक कुमार ( 4233- एस ) को वीरता के लिए 
तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं । 


प्रशस्ति उल्लेख 


उप कमांडेंट अभिषेक कुमार ( 4233- एस) ने दिनांक 22 दिसंबर, 2012 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की । 

2. भारतीय तटरक्षक पोत राजवीर ने 19 सितंबर, 2019 को अपनी तैनाती के दौरान 2015 बजे एक प्रकाशहीन / अज्ञात पोत का 
पता लगाया। भारतीय तटरक्षक पोत के द्वारा चुनौती दिए जाने पर वह पोत प्रतिक्रिया न व्यक्त करते हुए, बचाव की मुद्रा 

में पलायन 
करने लगा। भारतीय तटरक्षक पोत को उस पोत का पीछा करना पड़ा और 15 चेतावनी शॉट्स की फायरिंग के पश्चात् उस पोत को रोकने 
में सफलता प्राप्त की । उपरोक्त अफसर को इस संदेहास्पद पोत पर बोर्डिंग के लिए बोर्डिंग अफसर के रूप में नामित किया गया । अफसर 
ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए अपने बोर्डिंग दल को संदेहास्पद पोत पर बोर्डिंग के लिए तैयार किया । आदेशों की अवहेलना करने वाले एक 
पोत पर अंधेरी रात में अशांत समुद्र में बोर्डिंग करना जोखिमपूर्ण कार्य था । हालांकि अफसर इन विषम परिस्थितियों में भी अडिग रहे । 
बोर्डिंग अफसर ने अल्प दृश्यता एवं अशांत 

समुद्र 

के बावजूद अपने कार्मिकों एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए 

अपने पोत के 
जेमिनी बोट को सूझ-बूझ से उतारा । अफसर पहले उस संकटग्रस्त पोत पर आरोहित हुए और अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए 

अपने 
दल की सुरक्षा सुनिश्चित की । अफसर ने पोत के क्रू से पूछताछ की और पोत की गहन तलाशी ली । इस तलाशी में चाय के लेबल लगे 
58 टाट के बोरों में कुछ सामग्री होने का खुलासा हुआ। संदेह होने पर अफसर ने भारतीय तटरक्षक पोत को पदार्थ की प्रकृति के संबंध में 
सूचना प्रदान की और इससे संबंधित जानकारी मांगी। यह निष्कर्ष निकाला गया कि वह स्वापक पदार्थ था और इस पोत के द्वारा गैर 
कानूनी रूप से उसकी तस्करी की जा रही थी । अफसर ने तत्काल क्रू और पोत को अपनी अभिरक्षा में ले लिया और स्वापक पदार्थ को 
जब्त किया । तत्पश्चात् स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा इस पदार्थ की पहचान 1156 किग्रा कीटामिन नामक अवैध ड्रग्स के रूप में की 
गई । 

3. विषम परिस्थितियों से न घबराते हुए , अफसर ने बहादुरीपूर्वक , पेशेवराना कौशल का प्रदर्शन करते हुए बोर्डिंग संक्रिया संपन्न 
की । अत्यधिक रोलिंग, अज्ञात पोत डिजाइन के बावजूद अफसर ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच निषिद्ध सामग्रियों की तलाशी ली एवं 
जब्त किया । 

4. अफसर के बहादुर एवं शौर्यपूर्ण नेतृत्व के परिणामस्वरूप अवैध ड्रग्स के बड़े जखीरे को पकड़ा गया , जिसके गंभीर दुष्परिणाम 
हो सकते थे, यदि यह जखीरा निर्धारित गंतव्य पर पहुंच जाता । उप कमांडेंट अभिषेक कुमार ( 4233 - एस) ने प्रत्यक्ष खतरे का सामना 
करते हुए साहसी नेतृत्व एवं बहादुर वचनबद्धता का प्रदर्शन किया है । 

5. उप कमांडेंट अभिषेक कुमार ( 4233-एस) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरुप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) 
प्रदान किया जाता है । 


428 


भारत का राजपत्र, जुलाई 4 , 2020 ( आषाढ़ 13, 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 1 


6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11 (i) के तहत तटरक्षक पदक ( वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप 
नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक ( वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है । 


पी . प्रवीण सिद्धार्थ 
विशेष कार्य अधिकारी 


सं . 42-प्रेस/ 2020 - राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस , 2020 के अवसर पर, संजय कुमार सिंह, अधिकारी ( मैकेनिकल इंजीनियर), 
04217 - पी को वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं । 


प्रशस्ति उल्लेख 


- 


- 


संजय कुमार सिंह , अधिकारी (मैकेनिकल इंजीनियर), 04217- पी ने दिनांक 31 जनवरी , 2000 को भारतीय तटरक्षक में सेवा 
आरंभ की । 
2. 12 अगस्त , 2019 को भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र पहरेदार ने आगजनी का शिकार हुए 

अपतटीय सहायक पोत ( ओएसवी) 
कोस्टल जगुआर की सहायता के लिए नौवहन किया। आग ने पोत के मशीनरी कंम्पार्टमेंट को अपनी चपेट में ले लिया था और ऑयल 
टैंक तक इसके फैलने का खतरा था जिनमें 03 क्रू बचे हुए थे। भारतीय तटरक्षक पोत के द्वारा जारी बाह्य अग्निशमन का वांछित 
परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा था क्योंकि पोत के आंशिक रूप से खुले हैचेस के चलते वॉटर जेट मशीनरी कंम्पार्टमेंट में आग लगने की 
जगह पर नहीं पहुंच पा रहा था । ऐसी परिस्थिति के चलते तात्कालिक क्षति नियंत्रण संक्रियाएं आवश्यक हो गई थी । हालांकि भीषण 
आगजनी के दौरान ओएसवी पर बोर्डिंग करना खतरों से भरा था । अशांत समुद्र ने क्षति नियंत्रण दल की तैनाती को और अधिक दुष्कर 
बना दिया था । ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए , संजय कुमार सिंह, अधिकारी ( एमई) क्षति निर्धारण दल का 
हिस्सा बनने के लिए स्वयमेव तैयार हो गया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद एसओ ने दल का नेतृत्व किया और ओएसवी में 
आरोहित होने में सफल रहा । उसने इस तथ्य को जल्द ही भांप लिया कि मशीनरी कंम्पार्टमेंट के भीतर आग के और अधिक फैलने से 
ईंधन ऑयल टैंक तक फैलने का खतरा बढ़ सकता था जिसके अत्यंत विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। इसलिए केवल यही विकल्प बच 
गया था कि मशीनरी कंम्पार्टमेंट के हैचेस खोले जाए ताकि कंम्पार्टमेंट में फ्लडिंग सुनिश्चित किया जा सके । हैचेस को खोलना इतना 
आसान कार्य नहीं था क्योंकि वेदर डेक प्लेट का तापमान काफी उच्च था और घने धुएं से भरे क्षेत्र में ईंधन के फैल जाने के कारण पोत 
पर विस्फोट की संभावना बनी हुई थी । एस के सिंह, अधिकारी (एमई ) ने इस कार्य में भागीदारी करते हुए सभी हैच कवर को खोलने में 
सफलता पाई । इस प्रकार , मशीनरी कंम्पार्टमेंट के डिफ्लडिंग के रास्ते को बाधारहित बनाया जा सका और खुले हैच के माध्यम से पोत ने 
फाई- फाई प्रणाली को लक्ष्य करना आरंभ कर दिया । 

3. 05 घंटे तक चले अथक अग्निशमन संक्रियाओं के फलस्वरूप आग को बुझाकर, पोत को सुरक्षित बचाया जा सका और शेष 
03 क्रू को बचाया जा सका । एस के सिंह, अधिकारी (एमई) के द्वारा किए गए साहसिक एवं बहादुरी भरे कारनामे के परिणामस्वरूप 
बहुमूल्य प्राणों की रक्षा की जा सकी और भीषण आग से निपटने के लिए संक्रियाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा सका और 
ओएसवी कोस्टल जगुआर को आगजनी से रक्षा की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप एक सामुद्रिक आपदा को टाला जा सका । 

4. संजय कुमार सिंह, अधिकारी ( मैकेनिकल इंजीनियर ), 04217- पी ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरुप इन्हें 
तटरक्षक पदक ( वीरता) प्रदान किया जाता है । 


5. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक ( वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप 
नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है । 


पी . प्रवीण सिद्धार्थ 
विशेष कार्य अधिकारी 


सं . 43-प्रेस/ 2020 — राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस , 2020 के अवसर पर , सुभाष, प्रधान नाविक ( क्वार्टर आर्मर), 05655-एच को 
वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं । 


प्रशस्ति उल्लेख 


सुभाष, प्रधान नाविक ( क्वार्टर आर्मर), 05655 -एच ने दिनांक 23 जनवरी, 2007 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की । 


भाग -खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, जुलाई 4 , 2020 ( आषाढ़ 13, 1942 ) 


429 


के कारण , 


2. भारतीय तटरक्षक पोत रानी राशमोनी को आगजनी का शिकार 

हुए अपतटीय सहायक पोत ( ओएसवी ) कोस्टल 

जगुआर 

की 
सहायता करने के लिए 12 अगस्त 2019 को तैनात किया गया । ओएसवी पोत पर हुए भंयकर विस्फोट के प्राथमिक प्रत्यक्षदर्शियों में 
सुभाष एक था और उसने ओएसवी क्रू को सर्तक कर दिया । उसने देखा कि ओएसवी के क्रू समुद्र में कूद गए और संघर्ष कर रहे बचेहुए 
लोगों की तरफ लाइफबॉय फेंक रहे थे जिससे वे अशांत समुद्र में स्थिर बने रहने के लिए आसानी से लाइफबॉय प्राप्त कर सकें । अशांत 

में 
समुद्र 

समुद्र कूद गए क्रू बचाव के लिए पास पहुंच रहे भारतीय तटरक्षक पोत पर चढ़ने में असमर्थ थे और स्थिर बने रहने 
के लिए संघर्ष कर रहे थे। भर्ती कार्मिक (ईपी) बचाव दल का प्रभारी था और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, उसने बड़ी बहादुरी से 
तेजी से डोलते पोत पर बचे हुए लोगों को चढ़ाने के लिए जंपिंग सीढ़ी एवं सहायक रस्सियों की व्यवस्था की । हालांकि , थके हुए 

लोग सीढ़ी 
तक पहुंचने और पोत पर चढ़ने में असमर्थ थे। चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों का सामना करते हुए , 

उसने निर्भीकता से घायल/ जले 

हुए 
लोगों को सीढ़ी तक पहुंचने और चढ़ने में सहायता करने के लिए स्वयं जंपिंग सीढ़ी के नीचे तक पहुंचा। जंपिंग सीढ़ी पर भर्ती कार्मिक को 
देखते ही संघर्ष कर रहे लोगों को पुन: विश्वास हो गया और उसने अशांत समुद्र में उनके बचाव कार्य का समन्वय किया । भर्ती कार्मिक 
स्वयं की 

सुरक्षा को नजरअंदाज करते 

हुए, 

निरंतर बचाव अभियान में लगे रहे जब तक कि सभी क्रू को सुरक्षित बचाया नहीं जाता। सुभाष 
ने स्वयं को खतरे में डालकर लगातार बचे 

हुए 

सदस्यों को प्रेरित किया । 
3. गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए और अपनी सुरक्षा को पूर्णत : नजरअंदाज करते हुए सुभाष, प्रधान नाविक ( क्वार्टर 
आर्मर) द्वारा किए गए नि: स्वार्थ एवं वीरतापूर्ण प्रयासों से 27 लोगों के जीवन की रक्षा की जा सकी। भर्ती कार्मिक ने बड़े साहस से बचाव 
अभियान के दौरान भारतीय तटरक्षक के आदर्श वाक्य “ वयम रक्षामः” को सार्थक किया, जो प्रशंसनीय है । 


4. सुभाष, प्रधान नाविक ( क्वार्टर आर्मर), 05655 -एच ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरुप इन्हें तटरक्षक पदक 
( वीरता) प्रदान किया जाता है । 


5. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप 
नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक ( वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है । 


पी . प्रवीण सिद्धार्थ 
विशेष कार्य अधिकारी 


सं . 44 -प्रेस/ 2020 - राष्ट्रपति , गणतंत्र दिवस , 2020 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : 


(i) उपमहानिरीक्षक 

मुकुल 

गर्ग (0260- पी ) 
(ii ) इरुदयास्वामी कुलंदी बालन, प्रधान अधिकारी ( एयर हैंडलर), 01608-एल 

2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(ii ) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान 
किया जाता है । 


पी . प्रवीण सिद्धार्थ 
विशेष कार्य अधिकारी 


. 


- 


- 


सं . 45- प्रेस/ 2020 — राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस , 2020 के अवसर पर निम्नलिखित कारागार कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए 
राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं: 

श्री सत्यराज् डी , अधीक्षक , जिला जेल, तिरुवनंतपुरम , केरल | 
2 . श्री इ. कृष्णदास , सहायक अधीक्षक , विशेष उप जेल, कोझीकोड, केरल । 
3 . श्री प्रियदर्शन श्रीवास्तव, उप - अधीक्षक , सेंट्रल जेल भोपाल , मध्य प्रदेश | 

श्री निरंजन साहू, जिला प्रोबेशन अधिकारी, संबलपुर, ओडिशा | 
श्री ललाटेन्दु भूषण दास, जेलर, उप -जेल, जेपोर, ओडिशा । 


4 . 


5 . 


430 


भारत का राजपत्र, जुलाई 4 , 2020 ( आषाढ़ 13, 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 1 


6 . 


श्रीमती सोभागिनी सिंह, सहायक मैट्रन , नारी बंदी निकेतन, संबलपुर , ओडिशा | 

ये पुरस्कार , विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 
के तहत प्रदान किए जाते हैं । 


पी . प्रवीण सिद्धार्थ 
विशेष कार्य अधिकारी 


सं . 46-प्रेस/ 2020 — राष्ट्रपति , गणतंत्र दिवस , 2020 के अवसर पर निम्नलिखित कारागार कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए 
सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं : 


1 . 


डॉ इंडला श्रीनिवासा राव , उप महानिरीक्षक , तटीय आंध्र रेंज, राजामहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश । 


- 


- 


4 . 


- 


- 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


12. 


- 


2 . श्री एम वेंकटेस्वर्ख, उप- अधीक्षक, केंद्रीय कारागार , विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। 
3 . श्रीमती बोड्डू नागमणि, मुख्य प्रमुख वार्डर, विशेष कारागार महिला, कडप्पा, आंध्र प्रदेश। 

श्री भुपतसिंए शाभाईभाई परमार, सूबेदार , नडियाद जिला कारागार, गुजरात । 
श्री पांडे अतुलभाई बिन्देश्वरी प्रसाद, हवलदार , अहमदाबाद सेंट्रल जेल , गुजरात | 
श्री सन्तोष एस, डीआईजी जेल और निदेशक एसआईसीए, डीआईजी कार्यालय, दक्षिण क्षेत्र, तिरुवनंतपुरम केरल । 
श्री अनिलकुमार पि, उपअधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट स्पेशल सब जेल, मावेलिक्कारा, केरल । 
श्री जगदीशन क वि., संयुक्त अधीक्षक, अधीक्षक , जिला जेल, एर्नाकुलम, केरल । 
श्री के.ए. बाबु , सहायक अधीक्षक, जिला जेल, एर्नाकुलम, केरल । 

श्री रवीन्दन के.वी. , सहायक अधीक्षक , उप जेल , कन्नूर , केरल | 
11. श्री शैलेन्द्र सिंह कुशवाह, सहायक अधीक्षक , उप जेल सबलगढ़, मध्य प्रदेश । 

श्री अमजद खान , प्रमुख वार्डर , जिला जेल , दतिया , मध्य प्रदेश । 
13. श्री रमेश प्रसाद ओझा, प्रमुख वार्डर , सेंट्रल जेल, सतना , मध्य प्रदेश । 
14. श्रीमती संध्या धुसिया, नर्स, सेंट्रल जेल नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। 
15. श्री संजू कुमार नायक, सहायक अधीक्षक, सेंट्रल जेल रीवा, मध्य प्रदेश । 
16. श्री अमीर कुमार नाथ शर्मा, अधीक्षक , अवलोकन 

गृह और विशेष 

गृह , अंगुल , ओडिशा। 
17. श्री धीरेन्द्र नाथ बारीक़ , जेलर, उप - जेल , गुनूपुर , ओडिशा । 
18. श्री रामकृष्ण दास , जेल कल्याण अधिकारी , सर्कल जेल , कटक , ओडिशा । 
19. श्रीमति के. जयभारथि , उपमहानिरीक्षक , उपमहानिरीक्षक जेल , वेल्लोर रेंज , तमिलनाडु। 
20 . श्री 3. तमिल्मारन्, जेलर, जिला जेल , तिरुप्पूर , तमिलनाडु । 
21. श्रीमति एम् बेबी, डिप्टी जेलर, महिलाओं के लिए विशेष कारागार , त्रिचि तमिलनाडु। 
22. श्रीमति जे. गीथा, डिप्टी जेलर , विशेष उप जेल, कोकिराकुलम, तमिलनाडु । 
23. श्री एस् कन्जन, सहायक जेलर, उप जेल, अरुप्पुकोट्टई, तमिलनाडु । 
24 . श्री सुरकनति श्रीनिवास रेड्डी, उप - अधीक्षक , केंद्रीय कारागार, हैदराबाद , तेलंगाना । 
25. श्री सत्तु परशु रामुलु, मुख्य प्रमुख वार्डर , सुधारक प्रशासन का राज्य संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना । 


- 


- 


- 


भाग -खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, जुलाई 4 , 2020 ( आषाढ़ 13, 1942 ) 


431 


- 


- 


- 


26. श्री दोपति प्रताप , मुख्य प्रमुख वार्डर , सुधारक प्रशासन का राज्य संस्थान, हैदराबाद , तेलंगाना । 
27. श्री जि . लालु, प्रमुख वार्डर , जिला जेल, आदिलाबाद , तेलंगाना। 
28. श्री ई. सत्यनारायण, प्रमुख वार्डर, केंद्रीय कारागार , चंचलगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना । 
29. श्री तोटा चंद्रमौलि, प्रमुख वार्डर , केंद्रीय कारागार, चेरलापल्ली, तेलंगाना । 

ये पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 के 
तहत प्रदान किए जाते हैं । 


- 


पी . प्रवीण सिद्धार्थ 
विशेष कार्य अधिकारी 


नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2020 


शुद्धिपत्र 
सं . 22-प्रेस/ 2020 भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 दिनांक 22 अप्रैल , 2017 को प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की गणतंत्र 
दिवस 2017 के अवसर पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से संबंधित दिनांक 26 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 44 प्रेस/ 2017 
में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है : 


- 


क्र.सं. 160 में 


के लिए 


पढ़ें 


श्री बबनराव बालासाहेब भोर 


श्री बालासाहेब बबनराव भोर 


पी . प्रवीण सिद्धार्थ 
विशेष कार्य अधिकारी 


432 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 4 , 2020 (ASADHA 13 , 1942) 


[PART I - SEC . 1 


PRESIDENT S SECRETARIAT 


New Delhi, the 15th August 2020 
No. 47 - Pres/2020 — The President is pleased to award the certificate of Honour to the following scholars of Sanskrit, 
Persian , Arabic , Pali, Prakrit , Classical Oriya , Classical Kannada , Classical Telugu and Classical Malayalam for the 


year 2019 . 


SANSKRIT 


1 . 


Shri Sripada Satyanarayana Murthy 


2 . 


Shri Rajendra Nath Sarma 


3 . 


Prof. Ramjee Thakur 


4 . 


Prof. Chand Kiran Saluja 


5 . 


Dr. Shri Krishan Sharma 


6 . 


Dr. V. Ramakrishna Bhatt 


7 . 


Shri Janardana Hegde 


8 . 


Dr. (Mrs.) Kala Acharya 
Prof. (Dr.) Harekrishna Satapathy 


9 . 


10 . 


Pandit Satya Dev Sharma 


11. 


Shri Banwari Lal Gaur 


12 . 


Dr. V.S. Karunakaran 


13 . 


Prof. Yugal Kishor Mishra 


14 . 


Pandit Manudev Bhattacharya 


15 . 


Late Shri Subuddhi Charan Goswami 


PALI 


1 . 


Dr. Uma Shankar Vyas 


PRAKRIT 


1. 


Prof. Kamal Chand Sogani 


ARABIC 


1 . 


Prof. Faizanullah Farooqi 


2 . 


Mohammad Iqbal Husain 


3 . 


Dr. Mohd. Samiullah Khan 


PERSIAN 


1 . 


Prof. Dr. Iraq Raza Zaidi 


2 . 


Prof. Chander Shekhar 


3 . 


Mohammad Sidiq Niazmand 


CLASSICAL KANNADA 


1 . 


Shri Hampa Nagarajaiah 


CLASSICAL TELUGU 


1 . 


Prof. Ravva Srihari 


CLASSICAL MALAYALAM 


1 . 


Dr. C.P. Achuthan Unny 


CLASSICAL ODIA 


1 . 


Pandit Dr. AntaryamiMishra 


PART I — SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 4 , 2020 (ASADHA 13 , 1942) 


433 


In addition , the President is also pleased to award the Maharshi Badrayan Vyas Samman to the following scholars of 
Sanskrit, Persian , Arabic , Pali, Prakrit , Classical Kannada, Classical Telugu , ClassicalMalayalam and Classical Odiya for the 
year 2019 : — 


SANSKRIT 


1 . 


Dr. Ashok Thapliyal 


2 . 


Prof. Sujata Tripathi 


3 . 


Dr. Sanju Mishra 


4 . 


Dr. Abhijit Hanmant Joshi 


5 . 


Dr. Sharachchandra Dwivedi 


PALI 


1 . 


Ms. Anoma Shriram Sakhare 


PRAKRIT 


1 . 


Shri Ashish Kumar Jain 


ARABIC 


1 . 


Dr. Fauzan Ahmad 


PERSIAN 


1 . 


ER . M. Shahbaz Alam 


CLASSICAL KANNADA 


1 . 


Shri Gramma Balasubramanya Harisha 


2 . 


Shri S. Karthik 


3 . 


Dr. M.Byrappa 


CLASSICAL TELUGU 


1 . 


Dr. Addanki Srinivas 


2 . 


Dr. V. Triveni 


3 . 


Dr. D.K. Prabhakar 


CLASSICAL MALAYALAM 


1 . 


Dr. Rajeev R.R. 


2 . 


Shri Santhosh Thottingal 


CLASSICAL ODIA 


1 . 


Dr. Subrat Kumar Prusty 


P. PRAVEEN SIDDHARTH 

Officer on Special Duty 


The 26th January 2020 


No. 41 - Pres/2020 — The President is pleased on the occasion of the Republic Day , 2020 to award the Tatrakshak 
Medal for Gallantry to Deputy Commandant Abhishek Kumar (4233 - S ). 


CITATION 


Deputy Commandant Abhishek Kumar (4233 -S ) joined Indian Coast Guard (ICG ) on 22 December 2012 . 

2. On 19 September 2019 , ICG Ship Rajveer during deployment had detected an unlit/unidentified vessel at 2015 hrs. 
On being challenged by the ICG ship , the vessel was unresponsive and started doing evasive manoeuvres . The ICG ship had 
to chase the vessel and was able to stop the vessel after firing 15 warning shots . Deputy Commandant Abhishek Kumar was 


434 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 4 , 2020 (ASADHA 13 , 1942) 


[PART I - SEC . 1 


nominated as the Boarding Officer to board the suspect vessel. The officer swiftly swung into action and prepared the 
boarding team for boarding the suspicious vessel. Boarding a non -compliant vessel during dark night in rough seas is a risky 
evolution , however, the officer was unflinched by the odds. The officer as Boarding Officer tactfully manoeuvred the ship s 
Gemini boat amid poor visibility and rough seas, ensuring safety of both men and material. The officer first boarded the 
vessel and ensuring safety of his team while risking own life. The officer interrogated the vessel crew and carried out 
comprehensive search of the vessel. The search revealed 58 gunny bags carrying some substance labelled as tea. The officer 
sensing suspicion communicated the nature of the substance to the ICG ship for correlation . It was established that the 
substance was narcotics and was illegally being smuggled by the vessel. The officer immediately took the crew and vessel 
under custody and seized the narcotics. The substance was later established as 1156 Kgs of illegal drug ‘Ketamine by 
Narcotics Control Bureau . 


3. Undeterred by all odds, the officer had bravely and professionally carried out the entire boarding operation . 
Daring excessive rolling, unfamiliar ship design , the officer executed most practicable plan in prevailing challenging 
situation to search and seize the contraband . 


4. The brave and gallant leadership by the officer resulted in the catch of huge cache of illegal drugs , which would 
have had dire consequences if it had reached the intended destination . Deputy Commandant Abhishek Kumar (4233- S ) has 
displayed brave leadership , gallant commitment in face of obvious danger. 


5. Deputy Commandant Abhishek Kumar (4233 -S ) has accredited himself well and therefore he is awarded the 
Tatrakshak Medal (Gallantry ) . 


6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11 (i) of the rules governing grant of Tatrakshak 
Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel 
who have received the Tatrkshak Medal (Gallantry ) award . 


P. PRAVEEN SIDDHARTH 

Officer on Special Duty 


No. 42- Pres /2020 — The President is pleased on the occasion of the Republic Day , 2020 to award the Tatrakshak 
Medal for Gallantry to Sanjay Kumar Singh , Adhikari (Mechanical Engineer), 04217- P . 


CITATION 


Sanjay Kumar Singh , Adhikari (Mechanical Engineer ), 04217 - P joined Indian Coast Guard ( ICG ) on 31 January 


2000 . 


2. On 12 August 2019 , ICG Ship Samudra Paheredar sailed to assist Offshore Support Vessel (OSV ) Coastal 
Jaguar that had suffered a fire. The fire had engulfed the machinery compartments and threatened to spread to its oil tanks 
with 03 crew still onboard . The External Fire Fighting by the ICG ship was not yielding desired results as the water jet was 
not reaching the seat of fire in machinery compartment view partially open hatches . The situation required on -scene damage 
control operation . However, boarding the OSV with a raging fire was a dangerous prospect. The rough sea conditions further 
complicated the deployment of the Damage Control Party. Rising up to the situation, SK Singh , Adhikari (ME ) volunteered 
for Damage Assessment Party . The SO led the party and was able to embark the OSV amid the challenging conditions . He 
quickly understood that further expansion of fire inside the machinery compartment could have spread to fuel oil tanks 
leading to major catastrophic consequence . Thus, the only option left was to open the machinery compartment hatches for 
flooding of machinery compartment. Opening the hatches was not easy task view the high temperature of weather deck plate 
and the area being filled with dense smoke with possible chances of explosion view fuel spread on ship s surface . SK Singh , 
Adhikari (ME) volunteered and successfully managed to open all hatch covers. Thereafter, the passage for de - flooding of 
machinery compartment was clear and ship started targeting the FI- FI system through the opened hatches. 


3. A relentless 05 hrs fire-fighting operation led to extinguishing fire , salvaging of the vessel and rescue of its 
remaining 03 crews. The courageous and valiant act by SK Singh , Adhikari (ME) resulted in saving of precious lives, 
successful operation dealing with the major fire and salvage of the OSV Coastal Jaguar which averted an maritime disaster. 


4. Sanjay Kumar Singh , Adhikari (Mechanical Engineer), 04217 - P has accredited himself well and therefore he is 
awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry). 


5. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak 
Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel 
who have received the Tatrkshak Medal (Gallantry ) award . 


P. PRAVEEN SIDDHARTH 

Officer on Special Duty 


PART I — SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 4 , 2020 (ASADHA 13 , 1942) 


435 


No. 43- Pres /2020 — The President is pleased on the occasion of the Republic Day , 2020 to award the Tatrakshak 
Medal for Gallantry to Subhash , Pradhan Navik (Quarter Armour), 05655 - H . 


CITATION 


Subhash , Pradhan Navik (Quarter Armour), 05655 - H joined Indian Coast Guard (ICG ) on 23 January 2007 . 

2. On 12 August 2019 , ICG Ship Rani Rashmoni was deployed for rendering assistance to Offshore Support Vessel 
(OSV ) Coastal Jaguar which had suffered a major fire onboard . Subhash was amongst the primary eye -witnesses of the huge 
blast onboard the OSV and he alerted the OSV crew . He observed that the OSV crew had jumped into sea and threw the 
lifebuoys close to the struggling survivors who could easily get hold of the lifebuoys to stay afloat in the rough seas. Due to 
the rough seas, the OSV crew , who had jumped into sea, were unable to embark the ICG ship approaching for rescue from 
sea and they were struggling to stay afloat. The Enrolled Person (EP) was in -charge of the rescue team and realizing the 
gravity of the situation he bravely rigged up jumping ladder and support ropes for the survivors over the violently rolling 
ship s side . However the exhausted survivors were unable to reach to the ladder and climb up the ship side . In face of the 
challenging sea conditions, he daringly suspended himself down the jumping ladder to assist the injured/burnt survivors reach 
and climb up the ladder . The struggling survivors were re -assured by the sight of the EP on the jumping ladder and he 
coordinated their rescue from sea . The EP , in complete disregard to own safety, continued the rescue operation until every 
crew member was rescued from water. Subhash relentlessly kept the survivors in sea motivated by placing himself in danger 
to rescue them . 


3. The selfless and gallant act by Subhash , Pradhan Navik (Quarter Armour ), in face of extreme challenges and with 
total disregard to own safety, saved 27 lives. The EP bravely upheld ICG motto of “ We Protect” during the rescue operation 
which is worthy of recognition. 

4. Subhash , Pradhan Navik ( Quarter Armour ), 05655 - H has accredited himself well and therefore he is awarded the 
Tatrakshak Medal (Gallantry ). 

5. The Tatrakshak Medal (Gallantry ) award is made under Rule 11(1) of the rules governing grant of Tatrakshak 
Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel 
who have received the Tatrkshak Medal (Gallantry) award . 

P. PRAVEEN SIDDHARTH 

Officer on Special Duty 


No. 44 - Pres /2020 — The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2020 to award the Tatrakshak 
Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers: 


( i) Deputy Inspector General Mukul Garg (0260 -P ) 
( ii ) Irudayaswamy Kulandai Balan , Pradhan Adhikari (Air Handler), 01608 -L 

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service ) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of 
Tatrakshak Medal for Meritorious Service . 


P. PRAVEEN SIDDHARTH 

Officer on Special Duty 


1 


No. 45 - Pres /2020 — The President is pleased to award the President s Correctional Service Medal for Distinguished 
Service to the following prison personnel on the occasion of Republic Day 2020 : 

Shri Sathyaraj. D , Superintendent, District Jail, Thiruvananthapuram , Kerala . 
2 Shri E. Krishnadas, Assistant Superintendent, Special Sub Jail, Kozhikode , Kerala . 
3 Shri Priyadarshan Shrivastava , Deputy Superintendent, Central Jail Bhopal, Madhya Pradesh . 
4 Shri Niranjan Sahu , District Probation Officer , Sambalpur, Odisha. 
5 Shri Lalatendu Bhusan Das , Jailor , Sub -Jail , Jeypore , Odisha . 
6 Smt. Sobhagini Singh , AssistantMatron , Nari Bandi Niketan , Sambalpur, Odisha . 

These awards are made under Rule 4 of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for 
Distinguished Service. 


P. PRAVEEN SIDDHARTH 

Officer on Special Duty 


436 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 4 , 2020 (ASADHA 13 , 1942) 


[PART —SEC . 1 


No. 46 - Pres/ 2020 — The President is pleased to award the Correctional Service Medal for Meritorious Service to the 
following prison personnel on the occasion of Republic Day 2020 : 


1 . 


Dr. Indla Sreenivasa Rao , Deputy Inspector General, Coastal Andhra Range , Rajamahendravaram Andhra 
Pradesh , 


2 . 


Shri M. Venkateswarlu , Deputy Superintendent, Central Prison , Visakhapatnam , Andhra Pradesh . 


3 . 


Smt. Boddu Nagamani, Chief Head Warder, Special Prison for Women , Kadapa , Andhra Pradesh . 


4 . 


Shri Bhupatsinh Shabhaibhai Parmar, Subedar, Nadiad District Prison , Gujarat. 


5 . 


Shri Pande Atulbhai Bindesawari Prasad, Haveldar , Ahmedabad Central Prison , Gujarat. 
Shri Santhosh . S , DIG Prison & Director SICA , DIG Office , South Zone, Thiruvananthapuram Kerala . 


6 . 


7 . 


Shri Anilkumar. P , Deputy Superintendent, Superintendent Special Sub Jail, Mavelikkara , Kerala . 


8 . 


Shri Jagadeesan . K.V , Joint Superintendent, Superintendent, District Jail, Ernakulam , Kerala. 


9 . 


Shri K.A. Babu , Assistant Superintendent, District Jail, Ernakulam , Kerala . 


10 . 


Shri Raveendran K.V , Assistant Superintendent, Sub Jail, Kannur, Kerala . 


11. 


Shri Shelendra Singh Kushwah , Assistant Superintendent, Sub Jail Sabalgarh , Madhya Pradesh . 


12 . 


Shri Amjad Khan , Head Warder, District Jail, Datia, Madhya Pradesh . 


13 . 


Shri Ramesh Prasad Ojha , Head Warder, Central Jail, Satna,Madhya Pradesh . 


14. Smt. Sandhya Dhusiya , Nurse, Central Jail Narsinghpur, Madhya Pradesh . 


15 . 


Shri Sanju Kumar Nayak , Assistant Superintendent, Central Jail Rewa,Madhya Pradesh . 


16 . 


Shri Amir Kumar Nathsharma, Superintendent, Observation Home & Special Home, Angul, Odisha. 


17 . 


Shri Dhirendra Nath Barik , Jailor, Sub -Jail , Gunupur, Odisha. 


18 . 


Shri Ram Krushna Das, Prison Welfare Officer, Circle Jail, Cuttak , Odisha . 


19 . 


Smt. K Jeyabharathi, Deputy Inspector General, Deputy Inspector General of Prisons, Vellore Range, Tamil 
Nadu . 


20 . 


Shri U. TamilMaran , Jailor , District Jail, Tiruppur, Tamil Nadu . 


21. 


Smt.M. Baby , Deputy Jailor, Special Prison for Women , Trichy , Tamil Nadu . 


22 . 


Smt. J. Geetha, Deputy Jailor, Special Sub Jail , Kokkirakulam , Tamil Nadu . 


23. 


Shri S. Kannan , Assistant Jailor, Sub Jail, Aruppukkottai, Tamil Nadu . 


24 . 


Shri Surakanti Srinivasa Reddy , Deputy Superintendent, Central Prison , Hyderabad, Telangana. 


25 . 


Shri Sattu Parushu Ramulu , Chief Head Warder, State Institute of Correctional Administration , Hyderabad , 
Telangana 


26 . 


Shri Dopathi Prathap , Chief Head Warder, State Institute of Correctional Administration , Hyderabad , 
Telangana 


27 . 


Shri G. Lalu , Head Warder, District Jail , Adilabad , Telangana . 


28 . 


Shri E. Satyanarayana, Head Warder, Central Prison , Chenchalguda, Hyderabad , Telangana . 


29 . 


Shri Thota Chandra Mouli , Head Warder, Central Prison, Cherlapalli, Telangana. 


These awards are made under Rule 4 of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Meritorious 


Service . 


P. PRAVEEN SIDDHARTH 

Officer on Special Duty 


PART I — SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 4 , 2020 (ASADHA 13 , 1942) 


437 


The 24th June 2020 


CORRIGENDUM 


No. 22 -Pres/2020 — The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 44- Pres /2017 dated the 
26th January, 2017 published in Part I Section I of the Gazette of India dated the 22nd April, 2017 relating to award the 
Police Medal for Meritorious Service on the occasion of the Republic Day , 2017: 


At Sl. No. 160 


For 


Read 


Shri Babanrao Balasaheb Bhor 


Shri Balasaheb Babanrao Bhor 


P. PRAVEEN SIDDHARTH 

OSD to the President 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई- प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI- 110002 

AND E -PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 


SUBIR 
NARAYAN 
GARAI 


Digitally signed by SUBIR 
NARAYAN GARAI 
Date: 2020.07.06 11:08:36 
+ 05 30 


